. 


1 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 आषाढ़ , 1937 ( श०) 


संख्या 504 राँची, सोमवार 


13 जुलाई , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 जुलाई, 2015 


संख्या- 1/ पी0 - 106 / 2008 का .. 6097 -- प्रधान सचिव , वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री अमित खरे, भा. प्र. से. ( झाः85) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव , 
योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या- 1/ पी0- 106/ 2008 का .. 6098 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी , भा . प्र. से . 
( झा : 86 ) को अगले आदेश तक स्थानिक आयुक्त , झारखण्ड भवन , नई दिल्ली के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 1/ पी0 -106 / 2008 का .. 6099 -- प्रधान सचिव , जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री सुखदेव सिंह , भा . प्र. से. ( झाः87) ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक , वृहत्तर राँची विकास 
प्राधिकार ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, 
राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या- 1/ पी0- 106 / 2008 का .. 6100 -- प्रधान सचिव , वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री अरूण कुमार सिंह, भा . प्र. से. ( झाः88) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 13 जुलाई , 2015 


तक इन्हें प्रधान सचिव , नगर विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 

____ 2. श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव, आवास विभाग, 
झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

संख्या- 1/ पी0-106/ 2008 का .. 6101 -- प्रधान सचिव , विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , झारखण्ड, राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री एल0 खियांग्ते , भा . प्र. से. ( झाः88 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक इन्हें प्रमण्डलीय आयुक्त , संथाल परगना प्रमण्डल , दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या- 1/ पी0-106 / 2008 का .. 6102 -- सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह, भा. प्र. से . ( झा :95 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक इन्हें 
सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 1/ पी0 - 106 / 2008 का .. 6103 -- उपायुक्त , बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री मनोज कुमार, 
भा . प्र. से. ( झाः2007) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , बोकारो औद्योगिक क्षेत्र 
विकास प्राधिकार ( बियाडा) , बोकारो के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

संख्या- 1/ पी0- 106/ 2008 का .. 6104 -- उपायुक्त , सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित श्री 
चन्द्रशेखर , भा . प्र. से. ( झाः2008) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबन्ध निदेशक, आदित्यपुर 
औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार , आदित्यपुर ( आयडा ) के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। 

संख्या- 1/ पी0- 106 / 2008 का .. 6105 -- प्रबन्ध निदेशक, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास 
प्राधिकार , आदित्यपुर ( आयडा) के पद पर पदस्थापित श्री युगल किशोर चैबे, झा. प्र. से. अगले आदेश तक 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत के रूप में 
योगदान करेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

चन्द्र भूषण प्रसाद, 
सरकार के अवर सचिव । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 50 4 – 50 । 


